PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 23 , 2007 ( MAGH. 3, 1928 SAKA) 


37 


गृह विभाग 


आदेश 


दिनांक 16 जनवरी , 2007 


क्रमांक 2/7/96-2 गृह( गो ०).-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय 
सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है । 

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, 
इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों 
द्वारा भी उनकी अपनी- अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 22 जनवरी, 2007 से 21 अप्रैल, 2007 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग 
की जा सकेंगी। 


के ० एस ० भोरिया , 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 8 जनवरी, 2007 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

गृह विभाग । 


( To be substituted for the Notification bearing same number & date ) 


REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 


The 24th November , 2006 


No. 4217 - J- 2-2006 / 25027. - In exercise of the powers conferred by Sub -sections ( 1) and (2 ) of Section 
5 of the Right To Information Act, 2005 (No. 22 of 2005 ), the Governor of Haryana hereby designates the 
following officers as the State Public Information Officers and State Assistant Public Information Officers 
in respect of the areas mentioned against each for the purpose of the said Act and Rules made thereunder . 


Sr. No. State Public Information State Assistant Public 
Officer 

Information Officer 


Jurisdiction 


DC s Office 


1 . 


City Magistrate 


Superintendent// Dy . Superintendent, 
DC s Office 


In respect of the branches of 
DC s Office under his/ her control . 


. 


2 . 


District Revenue Officer ASR Olo D. C. 


In respect of the branches of 
DC s Office under his /her control . 


Other Revenue Offices 


3 . 


SDO ( C ) 


ASR , SDO ( C ) s Office 


In respect of the branches in 
SDO( C ) s Office. 


4 . 


Tehsildar 


In respect of the Tehsil Office. 


5 . 


Naib Tehsildar 


In respect of the Sub- Tehsil Office . 


PROMILLA ISSAR , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government 

Haryana, Revenue and Disaster Management Department. 


-- 


